निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( संo पटना 71 ) 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

8 जनवरी 2014 
सं0 नि० प्रा०/ नि० 1 - 03 / 2011 खंड - II - 13 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1258 दिनांक 09.12. 2013 द्वारा 
अन्य सहित एल० आई० सी० क्लास वन ऑफिसर्स सहकारी गृह निर्माण स० लि०, पटना का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित 
किया गया था । एल० आई० सी० के नव व्यवसाय का वार्षिक क्लोजिंग की तिथि नामांकन की तिथि दिनांक 31 .12.2013 को 
ही रहने के कारण उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए एल० आई० सी० क्लास वन ऑफिसर्स सहकारी गृह निर्माण 
स. लि ., पटना के निर्वाचन हेतु सूचना के प्रकाशन के प्रक्रम से आगे के निर्वाचन कार्यक्रम को निम्नवत् नियत किया जाता 


क्र . 


कार्यक्रम 


तिथि 


। नामांकन की तिथि एवं समय 


| 07. 04. 2014 ( सोमवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


(ii ) संवीक्षा की तिथि एवं समय 


09. 04. 2014 ( बुधवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 


(iii ) अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की 


10 .04.2014 ( गुरूवार ) 


तिथि 


11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 


क्र० 


कार्यक्रम 


तिथि 


(iv ) | मतदान , अगर आवश्यक हो 


19. 04. 2014 ( शनिवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


मतगणना 


19. 04.2014 ( शनिवार ) 


( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


( 2 ) 


उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेंगी । 


आदेश से , 


फूल सिंह , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 71-571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih . nic .in 


